रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD NO . D . L .- 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


MP4 


EXTRAORDINARY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


ENTRALI 


CO 


2 


भागा - खण्ड 3 -~- उप - खण्ड (i) 
PART II Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 20, 2001 / चैत्र 30 , 1923 
NEW DELHI , FRIDAY, APRIL20, 2001/ CHAITRA 30 , 1923 


सं . 187 ] 
No. 187] 


- 


- - 


MINISTRY OFLABOUR 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 20th April, 2001 


श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2001 
सा . का. नि . 271( अ). - केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार 
कल्याण उपकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 30 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि . 750 ( अ ) तारीख 
13 अक्तूबर , 1994 और सा . का .नि. 672 ( अ ) तारीख 12 नवंबर, 1998 
को अधिक्रांत करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से कथा फिल्म के उपकर की निम्नलिखित दर विनिर्दिष्ट करती 
है, अर्थात् : 
कथाफिल्में 

प्रति फिल्म उपकर की दर 
हिन्दी और अंग्रेजीफिल्में रु. 20, 000/ 
अन्य सभी भाषा कथा फिल्में रु . 10, 000/ 


G . S. R 271( E ).- -- In exercise of the powers conferred 
by Sub- section (1 ) of Section 3 of the Cine Workers Welfare 
Cess Act, 1981 (30 of 1981) and in supersession of 
noufications of theGovernment of India in theMinistry of 
Labournumbers G .S.R 750 (E ), dated the 13th October, 1994 
and G. S. R. 672( E), dated the 12th November, 1998, the 
Central Government hereby specifies the following rate of 
cess on feature film with effcct from date of publication of 
this notification in the Official Gazette , namely : 


Feature films 

Rate of cess per film 
Hindi and English films Rs . 20,000/ 
All other languages feature films Rs. 10 ,000/ 


[ ENo . U - 25017/ 02/ 2000 - W . II ] 


[ फा. सं. यू -25017/ 02/ 2000 - डब्ल्यू . II ] 

एस. के . दास , संयुक्त सचिव 


S . K . DAS , Jt. Secy . 


1199 GI/ 2001 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi - 110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 


